रजिस्ट्री मं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . DL -33004/99 


. 


. 


- 


- - 


- 


- - 


- 


Mu " 


सयमबजयते 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग II - - खण्ड 3 - -- उप - खंड (i ) 
PART II - - Section 3 -- Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , सोमवार , नवम्बर 26, 2001 / अग्रहायण 5 , 1923 
NEW DELHI, MONDAY , NOVEMBER 26 , 2001/AGRAHAYANA 5 , 1923 


- । . 


. 


- 


। 


- 


- 


- 


। 


। 


- 


- - - - - - - 


- - - -- - - - 


- - - - - - - - - 


- 


सं . 591 ] 
No. 5911 


- - - - - - - - 


- - 


- 


- - - - 


- 


- 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 26 नवम्बर , 2001 

संख्या 60 / 2001 -मीमाशुल्क ( गै.टे. ) 
सा . का.नि. 863( अ ). - केन्द्रीय सरकार , सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वापसी नियम ,1995 के नियम 4 के माथ 
पठित नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है , 
एतद्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, ( राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 29 / 2001 - सीमाशुल्क ( गै. टे.), दिनांक 1 
जून, 2001 में दिनांक 26 नवमबर , 2001 को / से निम्नलिखित संशोधन करती है , नामतः : 


उक्त अधिसूचना में , - 


( क ) 


सामान्य टिप्पण सं . 2 के खंड ( उ. ) और ( च) को निम्नलिखित खंडों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा , 
नामतः : 


" ( 5.) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( संख्या 2) नियम, 2001 के नियम 18 की शर्तों के अनुसार निर्मित 

और/ अथवा निर्यातित : 


केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( संख्या 2 ) नियम, 2001 के नियम 19 की शर्तों के अनुसार निर्मित 
और/ अथवा निर्यातित : 


( ख ) 


सारणी में , - 


(i ) अध्याय 33 में, क्रमांक / उपक्रमांक संख्या 33 . 01 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए कॉलम 
2, 3, 4 और 5 में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः : 


3647 GI/ 2001 


" - -- - 


- 


-- 


- - - - 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- . . 


- 


सं . 


2 . 


3 . 


6 . 51 


- - . - - - . . - 


, 


- - - 


2 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

IPAR: Il _ Sie 3(i | 
क्र / उप क्र . माल का विवरण 

प्रतिअदायगी की दर आवंटन 

सी . शु . के .उ. शु . . 
1 . 

4. 

5 . 
" 33 .01 सुगंधित अगरबत्तियां 

पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य 81 
का 14.5 प्रतिशत( मात्र 
चौदह दशमलव पांच 
प्रतिशत ) जो अधिकतम 
25 .00 रुपये ( मात्र पच्चीस 

रुपये ) प्रति किलोग्राम हो 
(ii ) अध्याय 42 में , क्रमांक / उपक्रमांक संखया 42. 25 , 42. 26 42. 27 , 42.28 , 42.29 , 

42.30 , 42.31 , 42. 32 , 42. 33, 42.34 , 42 .35 और 42. 36 तथा उससे संबंधित 
प्रविष्टियों के लिए कॉलम 2, 3, 4 और 5 में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा , 
नामतः : 

3. 

4. 5. । 
(i ) सभी प्रकार और सभी सामग्री की पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य 

सं . के. उ. 
सज्जा। ( मुख्यतः चमड़े की सज्जा, अन्य सामग्रियों का 2.5 प्रतिशत ( मात्र दो 
अर्थात प्लास्टिक / रबड़ आदि के आवरण सहित/ के दशमलव पांच प्रतिशत ) जो 
बिना , शुल्क मुक्त तैयार चमड़े से विनिर्मित अधिकतम 25. 00 रुपये 
वस्तुओं को मेड़कर) । जब केन्द्रीय मूल्य वर्षित कर ( मात्र पच्चीस रुपये ) प्रति 
सुविधा नहीं ली गई है । 

नग हो । 
(ii ) जीन साजी , शुल्क मुक्त तैयार चमड़े से पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्प 

सं . के. उ. 
विनिर्मित वस्तुओं को छोड़कर, जब केन्द्रीय मूल्य का 2.5 प्रतिशत ( मात्र दो 
वर्षित कर सुविधा नहीं ली गई हो । 

दशमलव पांच प्रतिशत) जो 
अधिकतम 50.00 रुपये 
( मात्र पचास रुपये प्रति 

नग हो । 
| शुल्क मुक्त तैयार चमड़े से विनिर्मित चमड़े का पोत पर्यन्स निःशुल्क मूल्य 

| सं . के . उ. . 
बैलेट, महिला पर्स, पुरुष पर्स, चमड़े का पाऊच का 1.5 प्रतिशत ( मात्र एक 

शुल्क 
तथा शौचालयदानी , जब केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर | दशमलव पांच प्रतिशत ) जो 
सुविधा नहीं ली गई हो । 

अधिकतम 10 . 00 रुपये 
( मात्र दस रुपये प्रति नग 


42 . 25 


शुल्क 


42. 26 


शुल्क 


42. 27 


हो । 


42. 28 


सं 


के . उ . 


शुल्क 


42. 29 


सं . के. उ. 


शुल्क 


शुल्क मुक्त तैयार चमड़ें से विनिर्मित चमड़े का पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य 
बैग रकसैक बैग , हेंड बैग , महिला बैग तथा पाऊच का 2 प्रतिशत ( मात्र दो 
बैग, जब केन्द्रीय मूल्य वर्षित कर सुविधा नहीं ली प्रतिशत) जो अधिकतम 
गई हो 

60. 00 रुपये ( मात्र साठ 

रुपये प्रति नग हो । 
शुल्क मुक्त तैयार चमड़े से विनिर्मित चमड़ा युक्त | पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य 
फैक्स कवर क्वाइन होल्डर, कार्ड होल्डर, का 1 प्रतिशत ( मात्र एक 
कलमदानी , चश्मेदानी, कापीदानी , सेलफोन कवर, प्रतिशत ) जो अधिकतम 
चेकबुक कवर , पासपोर्ट होल्डर, पासदानी , | 2.00 रुपये ( मात्र दो 
दपर्णदानी और मेमोदानी जब केन्द्रीय मूल्य बर्षित रुपये ) प्रति नग हो । 
कर सुविधा नहीं ली गई हो । 
शुल्क मुक्त तैयार चमड़े से विनिर्मित याबी होल्डर पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य 
तथा चाबीदानी जब केन्द्रीय मूल्य वर्षित कर | का 2 प्रतिशत( मात्र दो 
| सुविधा नहीं ली गई हो । 

प्रतिशत ) जो अधिकतम 


42 . 30 


सं . के .उ . 


शुल्क 


सं . के . उ. 
शुल्क 


42. 32 


सं . के . उ. 
शुल्क 


42. 33 


सं . के . उ . 
शुल्क 


[ भाग II --- खण्ड 3 (i ) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 

6.00 रुपये ( मात्र छह 

रुपये) प्रति नग हो । 
42. 31 शुल्क मुक्त तैयार चमड़े से विनिर्मित चमड़े के | पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य 

क्लिप फाइल , फाइल फोल्डर, प्लानर, फोलियों, | का 1. 5 प्रतिशत ( मात्र एक 
एलबमदानी , जब केन्द्रीय मूल्य वर्षित कर सुविषा | दशमलव पांच प्रतिशत ) जो 
नहीं ली गई हो । 

अधिकतम 8. 00 रुपये 
( मात्र आठ रुपये प्रति नग | 

हो । 
शुल्क मुक्त तैयार चमड़े से विनिर्मित चमड़े के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य 
परिधान जब केन्द्रीय मूल्य वर्पित कर सुषिषा नहीं का 1. 2 प्रतिशत ( मात्र एक 
ली गई हो । 

दशमलव दो प्रतिशत ) जो 
अधिकतम 60.00 रुपये 
( मात्र साठ रुपये प्रति नग 

हो । 
शुल्क मुक्त तैयार चमड़े से विनिर्मित सूती अस्तर पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य 
के साथ/ के बिना औद्योगिक चमड़े के दस्ताने,जब का 1 प्रतिशत( मात्र एक 
केन्द्रीय मूल्य वर्षित कर सुविधा नहीं ली गई हो । प्रतिशत ) जो अधिकतम 

1 .00 रुपये ( मात्र एक 

रुपये ) प्रति जोड़ा हो । 
42.34शुल्क मुक्त तैयार चमड़े से विनिर्मित चमड़े के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य 

अन्य दस्ताने , जब केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर सुविधा का 4 प्रतिशत( मात्र चार 
नहीं ली गई हो । 

प्रतिशत ) जो अधिकतम 
16.00 रुपये ( मात्र मौलह 

रुपये ) प्रति जोड़ा हो । 
42. 35 शुल्क मुक्त तैयार चमड़े से विनिर्मित चमड़े के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य 

बैल्ट, जब केन्द्रीय मूल्य वर्षित कर सुविधा नहीं ली का 2.5 प्रतिशत ( मात्र दो 
गई हो । 

दशमलव पांच प्रतिशत ) जो 
अधिकतम 9. 00 रुपये 

( मात्र नौ रुपये प्रति नग हो 
| 42.36 अधिसूचना सं. 17/ 2001 - सीमाशुल्क, तारीख पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य 

1.3 .2001 के अधीन आयातित शुल्क मुक्त तैयार का 1 प्रतिशत ( मात्र एक 
चमड़े से विनिर्मित सभी चमड़े के सामान जिनमें पतिशत ) जो अधिकतम 
यात्रा सामान भी शामिल हैं एवं जो अन्यथा 6 . 00 रुपये (मात्र छह 
विनिर्दिष्ट न हो , तथा जो उन वस्तुओं को छोड़कर रुपये ) पति नग हो । 
जो सरीस्प / मरीसृप चमड़े, फरदार चमड़े और 
बालदार चमड़े से नहीं बने हों , जब केन्द्रीय मूल्य 
वर्धिन कर सुविधा नहीं ली गई हो । 


सं . के . उ. 
शुल्क 


सं. के .उ . 
शुल्क 


-~ 


सं . के . उ. 


(iii ) अध्याय 52 में , क्रमांक / उपक्रमांक संख्या 52.02 और 52.03 तथा उससे संबंधित 

प्रविष्टियों के लिए कॉलम 2 , 3, 4 और 5 में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा , 
नामतः : 

। 4. । 5 . 
| " 52 .02 सूती ग्रे-फैब्रिक (हथकरघा वस्त्रों से पोत पर्यन्त निःशुल्क पूम्य का 5 .5 

सं . के . उ. 
भिन्न ) पतिशत ( मात्र पांच दशमलव पांच प्रतिशत ) 

शुल्क 
जो अधिकतम 7 . 50 रुपये ( मात्र सात रुपये 


2 . 


THE GAZETTE OF INDIA . EXTRAORDINARY 


PART II -- SES 3 (i ] 


52 . 03 


सं . के . उ . 


पचास पैसे ) प्रति किलोग्राम हो 
| सूती फैब्रिक ( गे और हथकरघा पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 6 
वस्त्रों से भिन्न ) जब केन्द्रीय मूल्य प्रतिशत( मात्र छह प्रतिशत ) जो अधिकतम 
यर्षित कर सुविधा नहीं ली गई हो । 10.50 रुपये ( मात्र दस रुपये पचास 

पैसे) प्रति किलोग्राम हो 


(i ) अध्याय 54 में , क्रमांक / उपक्रमांक संख या 54.05 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए 

कॉलम 2, 3 , 4 और 5 में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः : 


4. | 


5 . 
सं . के . उ . 


54 .05 


मानव निर्मित स्टेपल फाइबर और 100 प्रतिशत पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्प 
पीएफवाई से भिन्न फिलामेंट यार्न से बने फैविक का 13. 5 प्रतिशत( मात्र 

तेरह दशमलव पांच 
प्रतिशत) जो अधिकतम 
27.00 रुपये ( मात्र सत्ताईस 
रुपये प्रति किलोग्राम हो 


( 11 ) 


अध्याय 55 में , क्रमांक / उपक्रमांक संख्या 55 .01 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए 
कॉलम 2, 3, 4 और 5 में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः : 


1 . 


5 . 


55 . 01 


सं . के . उ. 


शुल्क " 


। 3. 
| सभी वस्त्र जिनमें साड़ियां, धोतियां ओढ़नियां भी हैं | पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य 
जो मानव निर्मित स्टेपल फाइबर से बनी हों, कढ़ाई का 13 .5 प्रतिशत(मात्र 
की हुई को छोड़कर । जब के . मू. वर्धित कर सुविधा | तेरह दशमलव पांच 
नहीं ली गई हो । 

प्रतिशत ) जो अधिकतम 
27. 00 रुपये ( मात्र सत्ताईस 
रुपये प्रति किलोग्राम हो 


( i/ i ) अध्याय 57 में , 


( क ) 


क्रमांक / उपक्रमांक संख्या 57.01 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए कॉलम 2 , 3, 4 
और 5 में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा , नामतः : 


4. 


5. 
41 " 


157 . 01 


. 


61 


2 . 

3 . 
सभी प्रकार की हाथ से बुने/हाथ से बने ऊनी पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य 
कालीन और छोटे आकार की हाथ से बनी हुई का 10 प्रतिशत( मात्र दस । 
घटाईयां परन्तु मशीन से बने ऊनी गच्छेदार कालीनों प्रतिशत ) जो अधिकतम 
को छोड़कर । 

250.00 रुपये ( मात्र दो सौ 
पचास रुपये प्रति वर्ग 
मीटर हो 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


[ भाग [[ - खण्ड 3( i) ] 

( ख ) 


क्रमांक / उपक्रमांक संख्या 57 .03 और 57 .04 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए 
कॉलम 2, 3, 4 और 5 में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः : 


| 


4. । 


5 . 


। 


" 57 .03 


71 


2 . 

3. 
सभी प्रकार की हाथ से बुने / बने रेशमी कालीन पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य 

और छोटे आकार की हाथ से बनी हुई घटाईयां | का 12 प्रतिशत( मात्र बारह 
परन्तु मशीन से बने ऊनी गुच्छेदार कालीनों को प्रतिशत ) जो अधिकतम । 
छोड़कर । 

950.00 रुपये ( मात्र नौ सौ 
पचास रुपये प्रति वर्ग 

मीटर हो 
सभी प्रकार की हाथ से बुने / बने संश्लिष्ट कालीन पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य 

और छोटे आकार की हाथ से बनी हुई चटाईयां का 10 प्रतिशत( मात्र दस 
परन्तु मशीन से बने ऊनी गुच्छेदार कालीनों को प्रतिशत ) जो अधिकतम 
छोड़कर । 

200 .00 रुपये ( मात्र दो सौ 
रुपये प्रति वर्ग मीटर हो 


57 . 04 


( vii ) अध्याय 60 में , क्रमांक/ उपक्रमांक संखया 60. 01 , 60.02 और 60.03 तथा उससे 

संबंधित प्रविष्टियों के लिए कॉलम 2 , 3, 4 और 5 में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया 
जाएगा, नामतः : 


4 . 


60. 01 


5 . 
सं . के . उ . 
शुल्क 


3 . 
सूती (गे ) से बने हुए बुने हुए फैविक्स . पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 5. 5 

प्रतिशत ( मात्र पांच दशमलव पांच 
प्रतिशत ) जो अधिकतम 7.50 
रुपये (मात्र सात रुपये पचास पैसे ) 

प्रति किलोग्राम हो 
सूती ( ग्रे को छोड़कर) से बने हुए बुने हुए पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 6 
फैविक्स 

प्रतिशत ( मात्र छह प्रतिशत ) जो 
अधिकतम 10.50 रुपये ( मात्र दस 
रुपये पचास पैसे ) प्रति किलोग्राम 


60.02 


सं . के . उ. 
शुल्क 


60 . 03 


सं . के . उ . 


मानव निर्मित स्टेपल फाइबर/फिलामेंट यार्न | पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 13. 5 
से निर्मित बुने हुए फैबिक्स 

प्रतिशत ( मात्र तेरह दशमलव पांय 
प्रतिशत) जो अधिकतम 27 .00 
रुपये ( मात्र सत्ताईस रूपये ) प्रति 
किलोग्राम हो 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II SEc . 3 i ] 
(i/ iii ) अध्याय 62 में , क्रमांक / उपक्रमांक संख्या 62. 23 और 62. 24 तथा उससे संबंधित 

प्रविष्टियों के लिए कॉलम 2, 3, 4 और 5 में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा , 
नामतः : 


. 


2 . 


5. 


। 


4. 
सीमा 


62.23 


3. 
पूर्णतः अथवा मुख्यत : सिल्क के बने रेडीमेड | 350.00 रुपये ( मात्र तीन | सं . 
पोशाक 

सौ पचास रु पये) प्रति | शुल्क 

कि . ग्रा . सिल्क तंतु अंतर्वस्तु 
कढ़ाई , आयातित शीशे बीड्स तथा सेक्विन वाली | 350 .00 रुपये ( मात्र तीन सं . 
प्राकृतिक सिल्क उच्च फैशन्ड रेडीमेड सिल्क सौ पचास रु पये) प्रति 
पोशाक । 

कि . ग्रा. सिल्क तंतु अंतर्वस्तु 


62. 24 


सीमा 


( ix ) 


अध्याय 64 में , क्रमांक/ उपक्रमांक संखया 64.13, 64.14 और 64 .15 तथा उससे 
संबंधित प्रविष्टियों के लिए कॉलम 2, 3, 4 और 5 में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया 
जाएगा, नामतः : 


4. | 


5. 


64 .13 


2. 

| 3. 
पुरुषों । महिलाओं के सभी प्रकार के चमड़े के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 41 
सैन्डिल ( परन्तु उन छोड़कर जो अधिसूचना 10 प्रतिशत ( मात्र दस 
संख्या 17 / 2001 - सीमाशुल्क , दिनांक प्रतिशत ) जो अधिकतम 
1.3. 2001 के तहत आयातित मुल्क मुक्त तैयार | 38. 00 रुपये (मात्र अड़तीस 
चमड़े से विनिर्मित ), जब केन्द्रीय मूल्य वर्षित | रुपये ) प्रति जोड़ा हो 
कर की सुविधा नहीं ली गई हो । 


64. 14 


पुरुषों । महिलाओं के सभी प्रकार के चमड़े के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का मं . सीमा 
सैन्डिल ( परन्तु उन्हें छोड़कर जो अधिसूचना | 4 प्रतिशत ( मात्र चार शुल्क 
संख्या 17 / 2001 - सीमाशुल्क , दिनांक प्रतिशत ) जो अधिकतम 
1. 3. 2001 के तहत आयातित मुल्क मुक्त तैयार | 15 .00 रूपये ( मात्र पन्द्रह 
चमड़े से विनिर्मित ), चब केन्द्रीय मूल्य वर्धित रुपये ) प्रति जोड़ा हो 
कर की सुविषा ली गई हो । 


64 . 15 


सं . के . उ. 


पुरुषों । महिलाओं के सभी प्रकार के चमड़े के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 
सैन्डिल जो अधिसूचना संख्या 17 / 2001 6 प्रतिशत ( मात्र छह 
सीमाशुल्क , दिनांक 1 .3.2001 के तहत प्रतिशत ) जो अधिकतम 
आयातित मुल्क मुक्त तैयार चमड़े से विनिर्मित । 23.00 रुपये ( मात्र तेईस 
हो , जब केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर की सुविधा नहीं रुपये ) पति जोड़ा हो 
ली गई हो । 


[ भाग II - - खण्ड 3 (1 ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - - 


- - 


- - 


- - - 


( X ) अध्याय 96 में , 

( क ) क्रमांक / उपक्रमांक संख्या 96 .06 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों को हटा दिया 
जाएगा: 
( ख ) क्रमांक / उपक्रमांक संख्या 96 .07 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए कॉलम 
2 , 3, 4 और 5 में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा , नामतः : 
2. 

3 . 

4 .15 
. 
" 96.07 सभी प्रकार के फाउंटेन पेन, बाल प्वाइंट पैन , पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य 141 

फाइबर टिप वाले पेन, रंगीन पेन , माइक्रो टिप वाले | का 18 प्रतिशत ( मात्र 
पेन, हाईलेटर पेन , मारकर्स पेन, स्कैच पेन, रॉलर अट्ठारह प्रतिशत ) जो 
बॉल पेन जैल पेन ( जिसमें बाक्स सहित या रहित अधिकतम 6.00 रुपये 
गिफ्ट सैट भी शामिल हैं ) 

( मात्र छह रुपये ) प्रति नग 


1 . 


- - - - - - 


- - 


- - - - - - - - - 


- 


- 


. 


- - - - - - 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


[ फा . सं . 609/80/ 2001 - डीबीके ] 

आलोक शा , अवर सचिव 
टिप्पणी : - मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र में दिनांक 1 जून , 2001 की मा . का.नि . सं. 409( अ) द्वारा 
प्रकाशित की गई थी और इसे सा. का.नि . संख्या 451 ( अ ) द्वारा दिनांक 22 जून, 2001 की अधिसूचना संख्या 30 / 2001 
सीमाशुल्क ( गै.टे . ) एवं सा. का.नि . संख्या 756 ( अ ) द्वारा दिनांक 4 अक्तूबर, 2001 की अषिसूचना संख्या 50/ 2001 
सीमाशुल्क ( गै. टे ) के तहत संशोभित किया गया था । 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 26th November, 2001 

NO . 60/ 2001-CUSTOMS ( N. T .) 
G. S. R. 863( E). In exercise of the powers conferred by rulc 3 , read with rule 4 of the 
Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1995 , the Central Government, 
being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby makes the 
following further amendments in the notification of the Government of India in the 

Ministry of Finance ( Department of Revenue ) No. 29/ 2001 - Customs ( N. T . ), dated the l " 
June , 2001 , on and from 26 " November, 2001 , namely: 


In the said notification , 


( a ) in the General Note No. 2 , for clauses ( e ) and ( f ), the following clauses shall be 

substituted, namely : 
"( e ) manufactured and/ or exported in terms of Rule 18 of the Central Excise 

( No . 2 ) Rules, 2001 ; 


( 1) manufactured and/ or exported in terms of Rule 19 of the Central Excise (No.2 ) 

Rules , 2001 ; "; 


( b ) inthe Table , 


( i) in Chapter 33, for Serial/ Sub -serial No. 33 .01 , and the entries 

relating thereto in columns 2 , 3, 4 and 5 , the following shall be 
substituted , namely: 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part I— Sec . 30)] 


8 % 


Serial/Sub - Description of the goods Rate of Drawback Allocation 
Serial No. 

| Cus. C . Ex . 
. 3 . 

4 . 

5 . 
" 33 .01 Perfumcd Agarbatties 14.5 % ( fourteen 

6 . 5 % " ; 
point five per 
cent.only ) of the 
fo .b . value subject 
to a maximum of 
Rs. 25 .00 ( twenty 

five only) per kg . 
in Chapter 42 , after Serial/Sub -serial No.42 .24 , and the 
cntries relating thereto in columns 2 , 3 , 4 and 5 , the 

following shall be inserted , namely : 
N1 
. T 

2 . 

S T4. 5. 


( ii ) 


— 


— 


— 


1 12 . 26 


(i) Harness of all sorts 2.5 % ( two point five | All Central Excise 

and all materials per ccut only ) of the 
( predominantly of fo.b . value subject 
Icather with /without to a maximum of 
covering of other Rs.25.00 ( twenty 
niaterials viz plastic | five only ) per picce 

rubber etc .), 
manufactured out of 
duty frec finished 
leather , when 
CENVAT facility has 

not been availcd . 
ii) Saddles 

2 .5 % ( two point five All Central Excise 
manufactured out of per cent only ) of the 
duty free finished 

fo. b . value subject 
leather, wlien 

to a maximum of 
CENVAT facility has Rs.50 .00 ( fifty only ) 

not been availed . per piece. 
Leather wallcts , Ladies 1. 5 % (one point five All Central Excise 
Purses, Gents Purses , 

per cent only ) of the 
Leather Pouçlies and fo.b . value subject 
1 Toilets cases , when to a maximum of 
CENVAT facility has not Rs. 10 .00 ( ten only ) 
been availed 

per piece 
manufactured out of duty 
frce finished leather . 
Leather Bags, Rucksack 2 % ( two per cent All Central Excise 
Bags , Hand Bags, Ladies only ) of the fo. b . 
Bags and Pouch Bags, , value subject to a 
When CENVAT facility maximum 
has not been availed , Rs.60 .00 (sixty 
manufactured out of duty only ) per piece 
free finished 
leather 


42 . 27 


+ 2 . 28 


- 


- 


- 


-- 


[ 477 JI - 053(1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


42 . 29 


| 


Fax Cover , Coin -holder , 
Card holders, Pen case , 
Spectacles case, Note book 
case , Cell Phone cover, 
Cheque Book Cover, 
Passport Holder , Pass cases , 
Mirror cases , and memo 
cases made of leather when 
CENVAT facility has not 
been availed , manufactured 
out of duty free finished 
leather . 


| 1 % ( one per cent All Central Excise 
only ) of the f. o .b . 
value subject to a 
maximum of 
Rs. 2. 00 ( two only) 
per piece 


72 .30 


| 42 . 31 


Key Holder and Key Case 2 % ( two per cent All Central Excise 
manufactured out of duty only ) of the f .o .b . 
free finished leather, 

value subject to a 
when CENVAT facility maximum of 
has not been availed . Rs.6 .00 ( six only ) 

per piece 
Clip files , File folders 11.5 % (one point five All Central Excise 
Planners, Folios, Album per cent only ) of the 
cases, made of Leather, f.o.b . value subject 
when CENVAT facility to a maximum of 
has not been availed Rs. 8 .00 (Rs. eight 
manufactured out of duty only ) per piece 
free finished leather . 


42 . 32 


1907 


42 . 33 


Leather apparel , when 1. 2 % ( one point two | All Central Excise 
CENVAT facility has not per cent only ) of the 
been availed , 

f .o .b . value subject 
manufactured out of duty to a maximum of 
free finished leather. Rs.60 (Rs. sixty 

only ) per piece 
Industrial Leather gloves | 1 % ( one per cent All Central Excise 
with or without cotton only ) of the f.o .b . 
lining,when CENVAT value subject to a 
facility has not been maximum of 
availed manufactured out Rs.1(Rs. one only ) 
of duty free finished 

per pair 
leather . 


42 .34 


Other Gloves made of 
leather when CENVAT 
facility has not been 
avajled manufactured out 
of duty free finished 
leather 


14 % ( four per cent All Central Excise 

only ) of the f .o .b . 
value subject to a 
maximum of 
Rs. 16 . 00 ( Rs . 
sixteen only ) per 


pair 


3647161/ 2001 - 2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II — S C. 3(1)] 


42 . 35 


Leather Belts , when 
CENVAT facility has not 
becn availed 
manufactured out of duty 
free finished leather . 


2 .5 % ( two point five All Central Excise 
per cent only ) of the 
f.o .b . value subject 
to a maximum of 
Rs. 9 .00 (Rs. nine 
only) per piece . 


42. 36 


TAll Central 

Excise" ; 


1 % ( one per cent 
only ) of the f. o .b . 
value subject to a 
maximum of 
Rs.6 .00 (Rs . six 
only ) per picce 


All leather goods, 
including travel goods 
( notmanufactured out of 
reptile skin / reptile 
leather, fur skins & hair 
on - skins and 
manufactured from duty 
free finished leather 
imported under 
Notification No. 17 / 2001 
Customs, dated the 18 
March , 2001 , not 
elsewhere specified , 
when CENVAT facility 
has not been availed . 


( iii ) 


in Chapter 52 , for Serial/Sub - serial Nos.52. 02 and 52.03 , and 
the entries relating thereto in columns 2 , 3, 4 and 5 , the 
following shall respectively be substituted , namely : 


N 


1 . 


2 . 


“ 52 .02 


Cotton Grey Fabrics 
(other than handlooms) 


3. 4. 5. 
5 .5 % ( five point five | All Central Excisc 
per cent ) of the 
f.o .b . valuc subject 
to a maximum of 
Rs. 7.50 (Rs. seven 
and paise fifty only ) 
per kg 


52. 03 


Cotton Fabrics ( other than 
grey and handlooms), 
when CENVAT facility 
has not been availed . 


6 % ( six per cent ) of All Central 
the ſ. o .b , value Excise" ; 
subject to a 
maximum of 
Rs. 10 . 50 (Rs. ten 
and paise fifty only ) 
| per kg . . 


[ 177 II – U 53(1)] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(iv ) 


in Chapter 54 , for Serial /Sub -Serial No .54.05, and the entries 
relating thereto in columns 2 , 3, 4 and 5, the following shall 
be substituted , namely: 


1 


1 . 


2 . 


14. 


5 . 


TVL 


- 


" 54 . 05 


Fabric made of man - 
made staple fibres and 
filament yarn other than 
100 % PFY 


13 . 5 % ( thirteen | All Central 
point five per cent Excise" ; 
only ) of the fo . b . 
value subject to a 
maximum of 
Rs. 27 .00 ( Rs. Twenty 
seven ) per kg. 


in Chapter 55 , for Serial/Sub - Serial No. 55 .01 , and the entries 
relating thereto in columns 2 , 3 , 4 and 5 , the following shall 
bc substituted , namely: 


PT . 


C 


T 


_ 


2. 


3. 


4 . 


5. 


" 55 .01 


All Central 
Excise" ; 


All Fabrics , including | 13 . 5 % ( thirteen 
sarees, dhoties and point five per cent 
odhanies made ofman - 1 only )of the f .o .b . 
made staple fibres other value subject to a 
than embroidered when maximum of 
CENVAT facility has not Rs.27 .00 ( Rs. twenty 
been availed 

seven ) per kg. 


( vi ) 


in Chapter 57, 


( a ) 


for Serial /Sub - Serial No.57.01, and the entries relating 
thereto in columns 2 , 3, 4 and 5 , the following shall be 
substituted , namely : 


1 . 


3 . 


4 . 


5. 


) 


“ 57 .01 


6 % 


470 


Hand knotted / Handmade | 10 % ( ten per cent. 
woollen floor coverings, only ) of the fo.b . 
all sorts including valuc subject to a 
carpets and small size maximum of 
hand knotted 

Rs.250 .00 (Rs. two 
mats / carpets but | hundred and ſiſty 
excluding machine made only ) per sq .metre . 
woollen tufted carpets . 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- - 


- 


364761/ 01 - 3 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II — SH . 3 (1)] 


( b ) 


for Serial/Sub - serial Nos.57.03 and 57.04 , and the entries 
relating thereto in columns 2 , 3 , 4 and 5 , the following shall 
respectively be substituted , namely : 


. L . 


3 . 


5 . 


7 


" 57.03 


Hand knotted / Handınade | 12 % ( twelve per 
silk carpets, all sorts c ent. only ) of the 
and small size hand f. o .b , value subject 
knotted mats /carpets but to a maximum of 
excluding machine nade Rs. 950 .00 (Rs. nine 
woollen tuſted carpets. hundred and fifty 

only ) per sq .metre . 


PURE 


57 .04 


40) 


Hand knotted / Handmade | 10 % (ten per cent. 
synthetic floor 

only ) of the fo .b . 
coverings , all sorts and value subject to a 
small size hand knotted maximum of 
mats / carpets but 

Rs.200 .00 (Rs. two 
excluding machine made hundred only ) per 
tufted carpets 

S4 . metre . 


( vii ) 


in Chapter 60 , for Serial/Sub - Serial Nos.60 .01,00 .02 and 
60 . 03 , and the entries relating thereto in columns 2 , 3, 4 
and 5 , the following shall respectively be substituted , 
namely : 


3 


. 


4. 


5. 


7 


D1 
. I 

1 
60 .01 Knitted fabrics made of 

Cotton (Grey ). 


| All Central Excise 


5. 5 % of the fo . b . 
value subject to a 
maximum of 
Rs.7.50 per kg. 


60 .02 


Knitted fabrics made of 
cotton ( other than grey ) 


6 % of the f.0 .b . All Central Excise 
value subject to a 
maximum 
Rs. 10 .50 per kg. 


60 .03 


Knitted fabrics made of 13 . 5 % of the 1.0 .b . All Central 
man -made staple fibre) value subject to a Excise" ; 
filament yarn . 

maximum of 
Rs. 27 .00 per kg . 


[ YTTI - 


3 (1 ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(viii ) in Chapter 62 , for Serial/Sub -Serial Nos.62.23 and 62 .24 , 

and the entries relating thereto in columns 2 , 3 , 4 and 5 , the 
following shall respectively be substituted , namely : 


I 


1 . 
“ 62.23 


2 . 

3 . 4 . 

5 . 
Readymade garments Rs.350 .00 per kg . | All Customs 
made wholly or mainly of of silk fabric 
silk 

content 


mments 


Rs 
. 350.00 


62 . 24 


All Customs" ; 


Natural silk high 
fashioned readymade 
silk garments with 
cmbroidery , imported 
glass beads and sequins. 


Rs. 350 . 00 per kg. 
of silk fabric 
content 


( ix ) 


in Chapter 64 , for Serial/Sub - Serial Nos .64 . 13 , 64 . 14 and 
64. 15 , and the entries relating thereto in columns 2 , 3 , 4 and 
5 , the following shall respectively be substituted , namely : 


| 4 . 

4 % 


5 . 
6 % 


64 . 13 


2 . 
All kind of 
Gents /Ladies Leather 
Sandals ( excluding those 
manufactured from duty 
ſree finished leather 
imported under 
Notification No. 17/ 2001 
Customs, dated 1st March , 
2001 ), when CENVAT 
facility has not been 
availed . 


3 . 
| 10 % (ten per cent 
only ) of fo .b . 
value subject to a 
| maximum of 
Rs. 38 .00 (Rs . thirty 
eight only ) per pair 


04 . 14 


| All Customs 


All kinds of 

4 % ( four per cent 
Gents /Ladies Leather only ) of fo .b . 
Sandals ( excluding those value subject to a 
manufactured from duty maximum of 
free finished leather | Rs. 15 . 00 ( Rs. 
imported under 

fifteen only ) per 
Notification No. 17 /2001 
Customs, dated 1 " March , 
2001 ), when CENVAT 
facility has been availed . 


pair . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II — SEC , 30 ) 


64 15 


2 


. 


| All Central 
| Excise 


All kind of 

6 % ( six per cent 
Gents /Ladies Leather only ) of fo .b . 
Sandals manufactured value subject to a 
from duty free finished maximum of 
leather imported under Rs.23 .00 (Rs. 
Notification No. 17/2001 twenty three only ) 
Customs, dated 1s March , per pair . 
2001, when CENVAT 
facility has not been 
availed . 


( x ) 


in Chapter 96 , 


( a ) the Serial/Sub - Serial No. 96 .06 , and entries relating thereto , shall 

be omitted ; 


(b ) for Serial/Sub - serial No.96 .07 , and the entries relating thereto 

in columns 2 , 3 , 4 and 5 , the following shall be substituted , 
namely : 


- 


4. 


5. 
4 % " . 


" 96 .07 


14 % 


Fountain pens, ball point 
pens, libre tip pens, 
colour pens, micro tip 
pens, highliter pens, 
markers pens, sketch 
pens, roller ball pens, gel 
pens , all sorts , ( including 
gift sets with or without 
box ). 


18 % ( eighteen per 
cent only ) of the 
fo .b , value subject 
to a maximum of 
Rs.6 .00 (Rs. six 
only ) per piece 


F . No. 609 /80 /2001-DBK ) 
ALOK JHA . Under Secy . 


Note : 


The principal notification was published in the Gazette of India videG .S .R . 
409( E ), dated the 1 " June , 2001, and it was amended vide notification 
No. 30 / 2001 - Customs( N . T . ) dated the 22nd June, 2001 videG . S . R .No.451 ( E ) and 
notification No.50 /2001- Customs( N . T .) dated the 4th October , 2001 vide 
G .S . R .No . 756 ( E ). 


Printed by the Managar, Govl. of Indla Press , Alng Road , Mayapur , New Delhl- 110064 

and Publlahed by the Controllor of Publications , Dehl- 110054 - - 2001 


